निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
( सं० पटना 409) पटना , शुक्रवार , 27 मई 2016 


सूचना प्रावैधिकी विभाग 


। 


। 


अधिसूचना 

6 मई 2016 
सं0 05 - सू०प्रा० - 47 / 2007 – 511 — बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० , पटना के मेमोरेण्डम एण्ड 
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा - 92( a) के प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य इले 
( बेल्ट्रॉन), पटना के निदेशक मंडल के संबंध में पूर्व के निर्गत सभी आदेशों को अवकमिक करते हुए इसका पुनर्गठन 
निम्न रुप से किया जाता है: 
1. विकास आयुक्त 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव / सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग 

निदेशक 
3. प्रबन्ध निदेशक, बेल्ट्रॉन 

पदेन निदेशक 
4. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 

निदेशक 
5 . सचिव ( संसाधन), वित्त विभाग 

निदेशक 
6. प्रधान सचिव / सचिव , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 

निदेशक 
7 . प्रधान सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग 

निदेशक 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सरकार के सचिव । 


। 


। 


। 


। 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 409 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


